निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 125 ) 


22 माघ 1931 ( शO ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 11 फरवरी 2010 


पत्रांक वि . प. स्था .-04/ 09 - 300(2 )/ वि . प. 

बिहार विधान परिषद् सचिवालय 


प्रेषक : 

श्री मुंगेश्वर साहु 
सचिव , 

बिहार विधान परिषद् 
सेवा में , 

महालेखाकार , बिहार , 
वीरचन्द पटेल पथ , पटना । 

पटना, दिनांक 27वीं जनवरी , 2009 ई. । 
विषय : षष्टम केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 1 जनवरी 2006 के प्रभाव से 

पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण , दिनांक 1 अप्रील 2007 से आर्थिक लाभ एवं दिनांक 1 जनवरी 2009 से पुनरीक्षित वेतन 

का औपबंधिक भुगतान को बिहार विधान परिषद् सचिवालय के पदाधिकारियों / कर्मचारियों हेतु स्वीकृति । 
प्रसंग - वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या- 3ए- 2 - वे. पु.- 04/ 09 - 362 वि .(2), दिनांक 17 जनवरी 2009 
महोदय , 

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3ए- 2 - वे.पु.- 04/ 09 - 362 वि . (2 ), दिनांक 
17 जनवरी 2009 की कंडिका -15 के आलोक में कहना है कि “ षष्टम् केन्द्रीय वेतन आयोग को अनुशंसाओं के आलोक में राज्य 
सरकार के कर्मियों दिनांक 1 जनवरी 2006 के प्रभाव से वेतनमान् पुनरीक्षण , पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण , दिनांक 1 अप्रील 
2007 से आर्थिक लाभ एवं दिनांक 1 जनवरी 2009 से पुनरीक्षित वेतन का औपबंधिक भुगतान की स्वीकृति संबंधी उक्त संकल्प के 
प्रावधानों को बिहार विधान परिषद् सचिवालय के पदाधिकारियों/ कर्मचारियों पर लागू किये जाने पर माननीय सभापति , बिहार विधान परिषद् 
ने अपनी स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है । 

विश्वासभाजन , 
मुंगेश्वर साहु , 

सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 125 - 571 + 25 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


